E 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 530 राँची , सोमवार 

20 अक्टूबर, 2014 ( ई० ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
18 अक्टूबर, 2014 


1. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4148/ रा०-- श्री ललित मोहन शुक्ला, अवर सचिव , मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं समन्वय विभाग, ( कोटि क्रमांक - 838/ 03), ( गृह जिला - देवघर ), सेवा प्राप्त को जिला भू 
अर्जन पदाधिकारी, दुमका के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


2. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4149/ रा०-- श्री प्रदीप प्रसाद , सेवा प्राप्त , पदस्थापन की प्रतीक्षा 
में , कोटि क्रमांक -83803, ( गृह जिला- देवघर ) को भूमि उप समाहर्ता, छूटी ( खूटी) के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


3. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012- 4150 / रा०-- श्री संजय कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी , 
रामगढ़, ( कोटि क्रमांक- 835/ 03 ), ( गृह जिला- पटना) (बिहार ) सेवा प्राप्त को भूमि उप समाहर्ता, राँची 
सदर ( राँची ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


4. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012 - 4151/ रा०-- श्री चंद्रभूषण सिंह, सेवा प्राप्त, पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में , ( कोटि क्रमांक - 856/03), ( गृह जिला - राँची) को भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा ( गोड्डा) 
अतिरिक्त प्रभार , जिला भू अर्जन पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 


- 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 20 अक्टूबर , 2014 
5. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4152/ रा० -- श्री ज्ञान प्रकाश मिंज , सेवा प्राप्त , ( गृह जिला 
चतरा) को भूमि सुधार उप , लातेहार , ( लातेहार ) अतिरिक्त प्रभार , जिला भू अर्जन पदा0, लातेहार के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


6. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4153/ रा०-- श्री शंकर प्रसाद , अंचल अधिकारी, महागामा , गोड्डा , 
( गृह जिला- भागलपुर ), सेवा प्राप्त को भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह सदर , (गिरिडीह) अतिरिक्त 
प्रभार, जिला भू अर्जन पदा0, गिरिडीह के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


7. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4154/ रा० -- श्री पवन कुमार , विशेश विनियमन पदाधिकारी , 
लातेहार , ( गृह जिला- हजारीबाग ) को स्थानांतरित करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास (बोकारो ) 
अतिरिक्त प्रभार , जिला भू अर्जन पदा0 , बोकारो के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 


8. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012- 4155/ रा०-- श्रीमती ज्योत्सना सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
( गृह जिला- बोकारो) को स्थानांतरित करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू, राँची के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


9. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4156/ रा०-- श्री सुरजीत कुमार सिंह , भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
चतरा , ( गृह जिला- औरंगाबाद ) को स्थानांतरित करते हुए जिला भू अर्जन पदाधिकारी , राँची के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


10. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4157/ रा०-- श्री आलोक कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
मधुपुर ( देवघर ), ( गृह जिला- लोहरदगा) को स्थानांतरित करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, चतरा के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


11. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012- 4158 / रा०-- श्री सुधीर कुमार गुप्ता , भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
गढ़वा, ( गृह जिला- धनबाद ) को स्थानांतरित करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता, हजारीबाग सदर 
( हजारीबाग) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


12. संख्या - 2/ राजस्था०-104/ 2012- 4159/ रा०-- श्री सुनील चन्द्र, अंचल अधिकारी , बुण्डू, ( रांची), 
( गृह जिला - लोहरदगा) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , गुमला, सदर , ( गुमला ) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


13. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4160/ रा०-- श्री मनोज कुमार, अंचल अधिकारी , सिल्ली, ( राँची), 
( गृह जिला- गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , गोलमुरी - सह -जुगसलाई, ( जमशेदपुर ), 
पू0 सिंहभूम के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 20 अक्टूबर , 2014 
14. संख्या- 2/ राजस्था० - 104/ 2012- 4161/ रा०-- श्री कुंवर सिंह पाहन , अंचल अधिकारी, नगड़ी ( रांची), 
( गृह जिला- छूटी ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , रामगढ़ सदर ( रामगढ़ ) के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
15. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4162/ रा०-- श्री जोसेफ कन्डूलना, अंचल अधिकारी , सिसई 
( गमला), ( गृह जिला- सिमडेगा ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, तोरपा ( खूटी) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
16. संख्या - 2/ राजस्था०- 104/ 2012 - 4163/ रा०-- श्री एजाज अनवर , अंचल अधिकारी, सिमडेगा सदर , 
(सिमडेगा), ( गृह जिला - पूर्वी सिंहभूम ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, सारवाँ ( देवघर ) के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
17. संख्या-2/ राजस्था०-104/ 2012- 4164/ रा०-- श्री महेन्द्र कुमार , अंचल अधिकारी, कुकडू 
( सरायकेला- खरसावां ), ( गृह जिला- रांची) को स्थानांतरित करते हुए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , 
बंदोबस्त कार्यालय , राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


18. संख्या- 2/ राज स्था०-104/ 2012-4165 / रा०-- श्री रवीन्द्र गागराई , अंचल अधिकारी, चन्डिल 
( सरायकेला- खरसावां ), ( गृह जिला- प0 सिंहभूम ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , रायडीह 
( गुमला) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
19. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012- 4166 / रा०-- श्री सुरेन्द्र कुमार , अंचल अधिकारी, टुण्डी ( धनबाद ), 
( गृह जिला - हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , काठीकुँड ( दुमका) के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


20. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4167/ रा०-- श्री देवराज गुप्ता, अंचल अधिकारी , सुन्दरपहाड़ी 
( गोडडा ), ( गृह जिला- दुमका) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , हिरनपुर (पाकुड़) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
21 . संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4168/ रा०-- श्री जियाउल अंसारी , अंचल अधिकारी , पाकुड़ सदर 
( पाकुड़ ), ( गृह जिला- गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, राजमहल ( साहेबगंज) के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


22 . संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4169/ रा०-- श्रीमती अलका कुमारी, अंचल अधिकारी , गुमला सदर 
( गुमला), ( गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , कसमार ( बोकारो) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 20 अक्टूबर , 2014 


23. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4170/ रा०-- श्री उदय रजक , अंचल अधिकारी , चैनपुर ( पलामू ) , 
( गृह जिला- चतरा ) को स्थानांतरित करते हुए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय , राँची के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


24. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4171/ रा०-- श्री अनुराग कुमार तिवारी , पदस्थापन की प्रतीक्षा में , 
( गृह जिला- राँची ) को अंचल अधिकारी , लोहरदगा सदर ( लोहरदगा ) के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


25 . संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012-4172/ रा०-- श्रीमती निशा कुमारी सिंह , पदस्थापन की प्रतीक्षा में , 
( गृह जिला- राँची) को अंचल अधिकारी , सिसई ( गुमला ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 


26. संख्या- 2राजस्था०- 1042012- 4173रा० -- श्री प्रकाश कुमार , पदस्थापन की प्रतीक्षा में , गृह 
(जिला- गिरिडीह ) को अंचल अधिकारी , भण्डरा ( लोहरदगा) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 


27 . संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012-4174/ रा० -- श्री पंकज कुमार साव , सेवा प्राप्त , पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में , प्रथम बैच , ( गृह जिला- बोकारो), को अंचल अधिकारी, मनोहरपुर (प0 सिंहभूम) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


28 . संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4175 / रा०-- श्री प्यारे लाल , सेवा प्राप्त, तृतीय बैच , ( गृह जिला 
रामगढ़ ), को अंचल अधिकारी, बड़कागाँव ( हजारीबाग) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 


29 . संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4176 / रा०-- श्रीमती वंदना सेजवलकर , ( गृह जिला- गया), सेवा 
प्राप्त को अंचल अधिकारी , चंदनक्यारी (बोकारो ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 


30. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4177/ रा०-- श्री अनंत कुमार , सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- पूर्वी 
सिंहभूम), को अंचल अधिकारी, चांडिल ( सरायकेला- खरसावाँ ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 


31. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4178/ रा०-- श्री बैधनाथ कामती, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - गोड्डा) , 
को अंचल अधिकारी , नगड़ी ( राँची ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


32. संख्या-2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4179/ रा०-- श्री संजय पाण्डेय, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त, गृह जिला- बक्सर (बिहार ), को अंचल अधिकारी, पोटका 
( पू0 सिंहभूम ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 20 अक्टूबर, 2014 


33 . संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4180 / रा०-- श्री गुलजार अंजुम , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , गृह जिला- कोडरमा , को अंचल अधिकारी , टुण्डी ( धनबाद ) 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


34. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012-4181/ रा०-- श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीमित प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त, पदस्थापन की प्रतीक्षा में , गृह जिला - आरा 
(बिहार ), सेवा प्राप्त को अंचल अधिकारी , इटकी ( राँची ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 


35 . संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012-4182/ रा०-- श्री विजय कुमार-1, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , गृह जिला- गुमला, सेवा प्राप्त को अंचल अधिकारी , 
अमड़ापाड़ा ( पाकुड़ ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
36 . संख्या-2/राजस्था०- 104/ 2012 -4183/ रा०-- श्री विजय कुमार -2, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , पदस्थापन की प्रतीक्षा में , ( गृह जिला - पलामू ), सेवा 
प्राप्त को अंचल अधिकारी , मझगांव (प0 सिंहभूम ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 


है । 


37. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4184/ रा०-- श्री सुशान्त कुमार मुखर्जी, सीमित प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त, ( गृह जिला- बोकारो), को अंचल अधिकारी , 
मोहनपुर ( देवघर ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


38. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4185/ रा०-- श्री कमल किशोर सिंह , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम), को अंचल अधिकारी , 
मनिका ( लातेहार) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


39. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/2012- 4186/ रा०-- श्री अभिषेक कुमार , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम), को अंचल अधिकारी , 
तांतनगर ( प0 सिंहभूम) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


40. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4187 / रा०-- श्री सचिचदानन्द कुमार वर्मा, सीमित प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- औरंगाबाद ) (बिहार ), को अंचल 
अधिकारी , खेलारी ( राँची) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


41. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4188/ रा०-- श्री केदारनाथ सिंह , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - रामगढ़ ), को अंचल अधिकारी , चुरचू 
( हजारीबाग ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 20 अक्टूबर , 2014 
42. संख्या- 2राजस्था०-1042012- 4189 / रा०-- श्री रिंकू कुमार , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - नालंदा ) (बिहार ), को अंचल अधिकारी, डोमचांच 
( कोडरमा ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


43. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4190/ रा०-- श्रीमती बबली कुमारी, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - पूर्वी चंपारण , बिहार ), को अंचल अधिकारी , 
मंझारी (प0 सिंहभूम ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
44. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4191 / रा०-- श्री संजय कुमार सिंह, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- कोडरमा ), को अंचल अधिकारी, सिमडेगा 
सदर , (सिमडेगा) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


45. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4192/ रा०-- श्री राम सुमन प्रसाद , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- जहानाबाद , बिहार ), को अंचल अधिकारी , 
रनिया , ( छूटी ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
46. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4193/ रा०-- श्री बिनय कुमार, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- गढ़वा), को अंचल अधिकारी, विश्रामपुर , 
( पलामू ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
47 . संख्या-2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4194/ रा० -- श्री विजय हेमराज खलखो, सीमित प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- लातेहार ), को अंचल अधिकारी , 
छतरपुर , ( पलामू ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
48. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4195 / रा० -- श्री शंभू राम , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , पदस्थापन की प्रतीक्षा में , ( गृह जिला - पलामू ), को अंचल 
अधिकारी, बेंगाबाद, (गिरिडीह) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
49. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/2012- 4196/ रा०-- श्री प्रधान मांझी, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम ), को अंचल अधिकारी , 
खूटपानी , ( प0 सिंहभूम ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


50. संख्या - 2/ राजस्था०-104/ 2012- 4197/ रा०-- श्री राकेश भूषण सिंह , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - हजारीबाग) , को अंचल अधिकारी , 
नारायणपुर , ( जामताड़ा ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


51. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4198/ रा०-- श्री नन्द कुमार राम , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- लोहरदगा), को अंचल अधिकारी, चन्दवारा, 
( कोडरमा ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 20 अक्टूबर , 2014 


52 . संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4199/ रा०-- श्री कालीदास मुण्डा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - रांची), को अंचल अधिकारी , मंझिआंव , 
( गढ़वा) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
53. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4200 / रा०-- श्री नरेश कुमार मण्डा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- रांची), को अंचल अधिकारी , तालझारी , 
( साहेबगंज ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


54. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4201/ रा०-- श्री संजय कुमार बखला, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- लोहरदगा), को अंचल अधिकारी , 
मसलिया , (दुमका ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


55. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4202/ रा०-- श्री असीम बाड़ा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- सिमडेगा), को अंचल अधिकारी, पदमा 
( हजारीबाग) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
56. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4203/ रा०-- श्री सुनील कुमार, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- पटना, बिहार), को अंचल अधिकारी , रामगढ़ , 
( दुमका) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
57. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012-4204/ रा०-- श्री कमलेश उराँव , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त, ( गृह जिला - रांची), को अंचल अधिकारी , हरिहरगंज , 
( पलामू ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
58. संख्या- 2राजस्था०-1042012- 4205रा०-- श्री मनोज कुमार महथा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- बोकारो), को अंचल अधिकारी , 
सुन्दरपहाड़ी, ( गोड्डा) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
59 . संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4206/ रा०-- श्री राजेश कुमार मिश्र, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- औरंगाबाद , बिहार ), को अंचल अधिकारी , 
सिल्ली, ( राँची ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
60. संख्या-2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4207/ रा०-- श्री शिवशंकर पाण्डेय, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- गढ़वा ), को अंचल अधिकारी , गिद्धौर , ( चतरा ) 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
61 . संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4208/ रा० -- श्री प्रवीण कुमार सिंह, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त, ( गृह जिला- लातेहार ), को अंचल अधिकारी, अड़की , 
( खूटी ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 20 अक्टूबर, 2014 
62 . संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4209/ रा० -- श्री राकेश सहाय, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- पलामू ), को अंचल अधिकारी , बरवाडीह , 
( लातेहार ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
63. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4210/ रा०-- श्री मनोज कुमार तिवारी, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- गढ़वा), को अंचल अधिकारी , बरकटठा , 
( हजारीबाग) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
64. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4211/ रा०-- श्री अभय कुमार झा , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - सहरसा, बिहार ), को अंचल अधिकारी , 
भण्डरिया ( गढ़वा) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
65. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4212/ रा०-- श्री कुमार देवेश द्विवेदी , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- रांची), को अंचल अधिकारी , मोहम्मदगंज , 
( पलामू) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


66. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4213/ रा०-- श्री सोमनाथ बनर्जी, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- गुमला), को अंचल अधिकारी, पाटन , 
( पलामू) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
67. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4214/ रा०-- मो0 हारून रशीद , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - लोहरदगा), को अंचल अधिकारी, बानो , 
(सिमडेगा) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


68. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4215/ रा०-- श्री बालेश्वर राम , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - चतरा), को अंचल अधिकारी , जयनगर , 
( कोडरमा ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


69. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4216/ रा०-- श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- रांची), को अंचल अधिकारी, प्रतापपुर , 
( चतरा ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


70. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4217/ रा०-- श्री यामुन रविदास, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- गोड्डा), को अंचल अधिकारी , उधवा , 
( साहेबगंज ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


71. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4218/ रा०-- श्री यादव बैठा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- रांची), को अंचल अधिकारी, सतगाँवा, (कोडरमा ) के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 20 अक्टूबर, 2014 


72. संख्या -2/ राजस्था० -104/ 2012- 4219/ रा० -- श्री यशवंत नायक , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- प0 सिंहभूम ), को अंचल अधिकारी, पीरटांड़ , 
(गिरिडीह ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


73. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4220 / रा०-- श्री हरिश्चन्द्र मुण्डा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त, पदस्थापन की प्रतीक्षा में , ( गृह जिला- खूटी), को अंचल 
अधिकारी , धालभूमगढ़ , (पूर्वी सिंहभूम ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


74. संख्या- 2/ राजस्था० - 104/ 2012- 4221/ रा०-- श्री डांगर कोड़ाह, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त, ( गृह जिला- प0 सिंहभूम), को अंचल अधिकारी , जलडेगा , 
(सिमडेगा ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


75 . संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4222 / रा०-- श्री सोमा उरांव , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- गुमला), को अंचल अधिकारी, गोपीकान्दर , 
( दुमका ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
76. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4223/ रा०-- श्री अनुप कच्छप , सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- रांची), को अंचल अधिकारी, नावाडीह , 
( बोकारो ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


77 . संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4224/ रा०-- श्री कृष्ण कुमार मराण्डी, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- बोकारो) को अंचल अधिकारी, तिसरी , 
( गिरिडीह ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


78. संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4225 / रा० -- श्री जयंत जेरोम लकड़ा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 
के आधार पर नियुक्त उप समाहर्ता, सेवा प्राप्त, ( गृह जिला- रांची), को अंचल अधिकारी, सरैयाहाट , 
( दुमका) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। 
79. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4226/ रा०-- श्री जय प्रकाश करमाली, अंचलाधिकारी , चन्दनक्यारी 
( बोकारो ), ( गृह जिला- रामगढ़ ) को स्थानांतरित करते हए अंचल अधिकारी , सिमरिया (चतरा ) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


80. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4227 / रा०-- श्री रामनरेश सोनी, अंचलाधिकारी , चास (बोकारो ), 
( गृह जिला- उत्तर प्रदेश ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, पूर्वी टुण्डी ( धनबाद ) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


81. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4228/ रा०-- श्री निर्मल कुमार टोप्पो, सेवा प्राप्त , 
( गृह जिला- पलामू ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , चास (बोकारो) के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 20 अक्टूबर , 2014 
82. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012-4229/ रा०-- श्री प्रदीप कुमार , सेवा प्राप्त , ( गृह जिला - गिरिडीह ) 
को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , पाकुड़ सदर (पाकुड़ ) के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 
83 . संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012-4230 / रा०-- श्री राजेश कुमार , अंचल अधिकारी, तालझारी , 
( साहेबगंज ), ( गृह जिला- हजारीबाग ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , बण्डू ( राँची) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
84. संख्या -2/ राजस्था०-104/ 2012-4231/ रा०-- श्री प्रवीण प्रकाश, सेवा प्राप्त , अंचल , 
( गृह जिला- हजारीबाग ) को अंचल अधिकारी , राँची शहर ( राँची ) के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


85. संख्या-2/ राजस्था०-104 /2012-4232/ रा० -- श्री प्रभात भूषण सिंह, अंचल अधिकारी, गोलमुरी 
सह -जुगसलाई, ( जमशेदपुर), पू0 सिंहभूम, ( गृह जिला- धनबाद ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल 
अधिकारी , कुचाई ( सरायकेला- खरसावाँ) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


86. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4233/ रा०-- श्री प्रमेश कुशवाहा , अंचल अधिकारी , अमरापाड़ा , 
( पाकुड़ ), ( गृह जिला- गिरिडीह ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, जरमुण्डी ( दुमका) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
87. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012-4234/ रा०-- श्री महेश्वर महतो, अंचल अधिकारी , विशुनपुर , 
( गुमला), ( गृह जिला - राँची ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, डुमरिया ( पू0 सिंहभूम ) के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
88 . संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4235 / रा० -- श्री दिलीप कुमार , अधिसूचित अंचल अधिकारी , 
शिकारीपाड़ा , (दुमका), ( गृह जिला- हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, टण्डवा 
( चतरा) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


89 . संख्या- 2/ राजस्था० - 104/ 2012- 4236 / रा० -- श्री अब्दुल समद , अंचल अधिकारी , काठीकुण्ड, 
( दुमका), ( गृह जिला - रामगढ़ ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, तोपचांची ( धनबाद ) के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


90. संख्या -2/ राजस्था०-104/ 2012-4237/ रा०-- श्री आलोक वरण केशरी, अंचल अधिकारी , टण्डवा , 
( चतरा) , ( गृह जिला - देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , जमुआ ( गिरिडीह ) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
91 . संख्या- 2/ राजस्था०-104/ 2012-4238/ रा० -- श्री हरिशंकर बारिक , सेवा प्राप्त , ( गृह जिला- प0 
सिंहभूम ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, गढ़वा सदर ( गढ़वा) के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 20 अक्टूबर , 2014 


92 . संख्या- 2/ राजस्था० - 104/ 2012- 4239/ रा०-- श्री संदीप अनुराग टोपनो , अंचलाधिकारी, महुआडांड़ 
( लातेहार), ( गृह जिला- सिमडेगा) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , बसिया ( गुमला) के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। 


93. संख्या -2/ राजस्था०- 104/ 2012-4240 / रा०-- श्रीमती लीली एलोन लकड़ा, अंचलाधिकारी , करमाटांड 
( जामताड़ा), ( गृह जिला - राँची) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , सेन्हा ( लोहरदगा) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
94. संख्या -2/ राजस्था०-104/ 2012-4241/ रा०-- श्री अनुराग लकड़ा, अंचलाधिकारी , राजमहल , 
( साहेबगंज ), ( गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी , दारू ( हजारीबाग) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


95. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4242/ रा०-- श्री हीरा कुमार , अंचलाधिकारी , सदर साहेबगंज , 
( गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, टाटी - झरिया (हजारीबाग) के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


96. संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012-4243/ रा०-- श्री चन्दन प्रसाद, अंचलाधिकारी , गोड्डा सदर , 
( गृह जिला -पू0 सिंहभूम ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, ईचागढ़ ( सरायकेला- खरसांवा ) के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


97 . संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4244/ रा०-- श्री शशिकान्त सिन्कर , अंचलाधिकारी अंचल रंका 
( गढ़वा ), ( गृह जिला- कोडरमा ) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, बिरनी ( गिरिडीह ) के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


98 . संख्या- 2/ राजस्था०- 104/ 2012- 4245 / रा०-- श्रीमती रषिम लकड़ा , अंचलाधिकारी , मोहनपुर 
( देवघर ), ( गृह जिला- गुमला) को स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी, मुरहू ( खूटी ) के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


__ संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित पदस्थापित पदाधिकारियों को नव पदस्थापित स्थान पर 
प्रभार ग्रहण करने हेतु अविलंब विरमित कर देंगे एवं नव पदस्थापित पदाधिकारी का प्रभार आदान -प्रदान 
कराना सुनिश्चित करेंगे। नव पदस्थापित पदाधिकारी प्रभार प्रतिवेदन तुरंत सरकार को भेजना सुनिश्चित 
करेंगे। 


स्थानांतरित पदाधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ 
विलोपित समझी जाएँगी । 


12 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 20 अक्टूबर, 2014 
वैसे पदाधिकारी जिनका स्थानांतरण किसी अंचल में नहीं किया गया है , वे मुख्यालय में 
योगदान करेंगे। 


क्रम संख्या-93 से 98 तक उल्लेखित पदाधिकारियों का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन पर किया 
गया है । अत: उन्हें स्थानांतरण यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के उप सचिव , 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 


झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 530 - 50 | 


